निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 856 ) पटना , मंगलवार , 18 सितम्बर 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

___ 12 जून 2018 
सं० 3 / एम0 - 54 / 2015( खण्ड ) - 7697 / सा0प्र0 - सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक 1437 दिनांक 
30.01. 2018 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित ) एवं 
क्षेत्रीय कार्यालयों / आवासीय विद्यालयों के लिपिक के पदों को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक - 10000 
दिनांक 10.07. 2015 के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित किया गया है । 

उपर्युक्त आदेश ज्ञापांक - 1437 दिनांक 30.01.2018 की कंडिका - 2 में उल्लिखित “पथ निर्माण विभाग” के 
स्थान पर “ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग” पढ़ा जाय । उक्त आदेश ज्ञापांक -1437 
दिनांक 30 .01.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 
बिजय कुमार श्रीवास्तव , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 856 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


